निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 291 ) 


8 आषाढ़ 1934 ( ) 
पटना, शुक्रवार, 29 जून 2012 
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


शुद्धि - पत्र 

14 जून 2012 
एस0ओ0सं0 - II / एम - 182 / 2009 - 1652 — विभागीय अधिसूचना सं0 1500, दिनांक 25 मई 2012 की 
कंडिका 2 में टंकण भूल के कारण विपत्र कोड - R -0030028000001 के स्थान पर विपत्र कोड - R- 00030028000001 
टंकित हो गया है । 

अतः उक्त कंडिका में अंकित विपत्र कोड को संशोधित मानते हुए विपत्र कोड - R- 0030028000001 पढ़ा एवं 
समझा जाये । 

आदेश से , 
बीरेन्द्र कुमार सिंह, 
सहायक निबंधन महानिरीक्षक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 291 - 571 + 100 -डी०टी०पी० । 

Website: http://egazette.bih. nic .in 


